Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 26-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 29, 2021(ASADHA 8, 1943 SAKA) 
PART - I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
हरियाणा सरकार 
लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग, शाखा), गुरूग्राम सर्कल, गुरूग्राम 
अधिसूचना 
दिनांक 8 मार्च, 2021 


अधिसूचना 10,/70,// 2020-2 (B&R W)— जबकि यह हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा 
ली जाने वाली भूमि की संभावना है। सार्वजनिक खर्चे पर, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, पहले से ही ग्राम धनकोट, तहसील 
कादीपुर, जिला गुरूग्राम में गुरूग्राम चंदू बादली रोड का निर्माण किया हुआ हैं । 


इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाके में भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक है, 
क्योंकि 2019 का RSA नं० 2288 वेद सिंह व अन्य विरूद्ध हरियाणा सरकार माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा, 
चंडीगढ़ में लंबित है। चूंकि भूमि पी डब्लू डी (भवन व्‌ मार्ग) विभाग ने सरकार के पत्र संख्या 10/70 / 2020-2(8&7२ ५४) 
दिनांक 01.07.2020 द्वारा एनओसी प्राप्त की हुई है। 


यह अधिसूचना उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में पारदर्शिता के अधिकार 
की धारा-11 (i) के तहत की गई है। 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस उपक्रम में इस समय लगे लोक 
निर्माण विभाग भवन व्‌ मार्ग शाखा, हरियाणा के अधिकारियों को उनके कर्मचारियों व्‌ कामगारों सहित इस स्थान की भूमि में 
प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त धारा अपेक्षित तथा अनुज्ञात अन्य सभी को कार्य करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत 
करते है। 


कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के 
भीतर अपने आक्षेप लिखित रूप में भूमि अधिग्रहण समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग भवन व्‌ मार्ग शाखा, गुरूग्राम के समक्ष 
लिखित रूप में दायर कर सकता है। 


(482) 


PART-I] HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) 483 


इस अधिसूचना के तहत भूमि अधिग्रहण का प्लान व्‌ अन्य विवरण उपलब्ध है। किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका 
अवलोकन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग, गुरूग्राम एवं कार्यकारी अभियंता मंडल न 2 लोक निर्माण विभाग, 
शाखा गुरूग्राम में कर सकता है। 


जिला उप तहसील | इलाके / गाँव कुल क्षेत्रफल खसरा नं० कुल क्षेत्रफल 
का नाम हद | (कनाल मरला | मुस्तील Ao किला नं० (कनाल मरला 
बस्त नं० में) में) 
गुरूग्राम कादीपुर धनकोट 0-10 72 5/2/4 /2 0-5 
49 5/2/1/1 0-5 
कुल किले एकड़ | 0.0625 | 
(हस्ता2/.., 


अधीक्षक अभियन्ता, 
लोक निर्माण विभाग 
भवन व्‌ मार्ग शाखा, गुरूग्राम | 


HARYANA GOVERNMENT 
PUBLIC WORKS (B&R BR.,) DEPARTMENT, GURUGRAM CIRCLE, GURUGRAM 
Notification 
The 8th March, 2021 


No. 10/70/2020/2 B&R (W).— Whereas it appears to the governor of Haryana that the land likely to be taken 
by the Govt. of public expenses, for a public purpose, namely already constructed Gurugram Chandu Badli Road in 
Village Dhankot, Tehsil Kadipur, District Gurugram. 


It is hereby notified that the land in the locality described below is needed for the above purpose, as the 
RSA 2288 of 2019 is pending in the Hon’ble High Court Punjab and Haryana at Chandigarh. Since the land is 
under possession of PWD B&R Department & below mentioned land is exempted from the social 
impact assessment report. In this regard, Deptartment has obtained NOC from competent authority vide letter 
No. 10/70/2020-2 (B&R (W) dated 01.07.2020. 


This notification is made under the provision of Section 11(i) of the right to fair compensation and 
transparency in land acquisition, Rehabilitation, and Resettlement Act, 2013. 


In exercise of the power conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers of PWD (B&R) department Haryana with their servants and workmen for the time being engagd in the 
undertaking to enter upon and survey of any land in the locality and to do all others acts required or permitted by that 
section. 


Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the area within a period of 
60 days of the publication of this notification in the official Gazette, file, and objection, if any, in writing before the 
Land Acquisition Collector, PWD (B&R), Gurugram. 


The plan of the land may also be inspected in Officers of Land Acquisition Collector, PWD (B&R), 
Gurugram and Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD B&R Gurugram on any working days. 


Specification 
District |Sub Tehsil] Locality/Village Total Area Khasra No. Area 
Name Hadbast No. | (in Kanal Marla) | Rect. No. Killa No. (in Kanal-Marla) 
Gurugram | Kadipur Dhankot 49 0-10 72 5/2/1/2 0-5 
5/2/1/1 0-5 
Total No. of fileds ACRE 0.0625 
(Sd.)..., 


Superintending Engineer, 
Gurugram Circle, 
PWD B&R, Br. Gurugram. 


9186—C.S.—H.G.P., Pkl. 


